सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 48 राँची, मंगलवार 

11 फरवरी, 2014 ( ई० ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 
5 फरवरी , 2014 


विषय: 


वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2322 / वि . दिनांक 26 अक्टूबर 2012 द्वारा राजस्व 
कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों को प्रदत्त ए. सी .पी . लाभ के क्रम में गैर स्नातक 
योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों को द्वितीय ए. सी . पी . के तहत अनुमान्य वेतनमान 
के संबंध में । 


संख्या-6/ एस -6( प्रो .)- 04/ 2010/ 378 /वि०--वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2322/ वि . दिनांक 
26 अक्टूबर 2012 के द्वारा राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों को अनुमान्य वेतनमान में ए. सी . पी . 
का लाभ प्रदान करने का निर्णय संसूचित है । उक्त संकल्प की कंडिका -7 के अनुसार प्रवेशिकोत्तीर्ण 
योग्ताधारी राजस्व कर्मचारियों को प्रथम ए. सी . पी . अंचल निरीक्षक - सह- कानूनगों के वेतनमान रु . 


झारखंड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 11 फरवरी 2014 


5000 - 8000 तथा स्नातक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को द्वितीय ए. सी . पी . सहायक बंदोवस्त 
पदाधिकारी के वेतनमान रु . 6500 -10500 /- में अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। संकल्प की 
छाया प्रति संलग्न है । 


___ 2. वित्त विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका-7 द्वारा स्नातक योग्यताधारी राजस्व 
कर्मचारी को दवितीय ए. सी . पी . सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के वेतनमान रु . 6500- 10500 /- में 
अनुमान्य करने संबंधी निर्णय संसूचित है किन्तु गैर स्नातक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को 
द्वितीय ए. सी . पी . के तहत देय वेतनमान को स्पष्ट नहीं किया जा सका । फलतः कतिपय विभागों 
से इस संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है । 


3. अतः वर्णित पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2322/ वि . 
दिनांक 26 .10. 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए गैर स्नातक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को 
द्वितीय ए. सी. पी . योजना अंतर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5207 / वि . दिनांक 
14 अगस्त 2002 की अनुसूची-1 में अंकित रु. 5000- 8000 के वेतनमान से ठीक अगला उच्चत्तर 
वेतनमान रु. 5500 - 9000 अनुमान्य करने का राज्य सरकार ने निम्नरूपेण निर्णय लिया है: 


क्र०सं० 


शैक्षणिक योग्यता 


वेतनमान 


| मैट्रिक/ स्नातक योग्यताधारी रु. 5000 - 8000 में अनुमान्य 
राजस्व कर्मचारियों का प्रथम होगा । 
ए . सी . पी . 


मैट्रिक योग्यताधारी राजस्व रु. 5500-9000 में अनुमान्य 
कर्मचारियों को द्वितीय होगा । 
ए . सी . पी . 


स्नातक योग्यताधारी राजस्व रु. 6500 - 10500 में अनुमान्य 
कर्मचारियों को द्वितीय होगा । 
ए . सी . पी . 


4. यह लाभ दिनांक 31 अगस्त 2008 तक प्रभावी होंगे तथा दिनांक 01 सितम्बर 2008 
से राज्यकर्मियों के मामले में लागू संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संबंधी निर्गत वित्त 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 फरवरी 2014 


विभागीय संकल्प संख्या 2981/ वि . दिनांक 01 सितम्बर 2009 में यथा विहित प्रावधान इनके मामले 
में प्रभावी होंगे । 


___ 5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3669 / वि . दिनांक 
27 दिसम्बर 2013 के क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2014 की बैठक के मद सं . 11 में दी गई है । 


आदेश: 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची तथा महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमरेन्द्र प्रताप सिंह, 


सरकार के सचिव । 


som en 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 48 _ 501 


